रजिस्टर्ड सं० सी० ( बी ) - 73 


REGISTEREDNo. D.( D )- 73 


" 


.. 


. 


- 


SEAN 


६ 


+ 


Arr . 


... 
.:-D 

. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- 


- 


१० 200 
No. 20] 


नई रिल्ली , शनिवार , मई 17 , 1975/ वैशाख 27 , 1897 
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17 , 1975 /VAISAKHA 27, 1897 


- 


- - 


- - - 


- - 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation . 


- 


- 


- 


- 


- 


भाग II - खण्ड 4 

PART II - Section 4 
रक्षा मवालय द्वारा जारी किए गये सांविधिक नियम और भावेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मनालय 

नई दिल्ली , 26 अप्रैल , 1975 
का०नि०मा० 177.- - राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परम्सुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए रक्षा उत्पावन विभाग (निरीक्षण महामिवे 
शालय ) म वाहक के वर्ग 4 प्रौद्योगिक पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनासे है , अर्थात -- - 

__ 1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - - ( 1 ) इन नियमो का नाम रक्षा उत्पादन विभाग (निरीक्षण महानिदेशालय ) वर्ग 4 प्रौद्योगिक वाहक पद भर्ती 
नियम , 1975 है । 

( 2 ) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2 पद- सख्या वर्गीकरण और वतनमान -- - उक्त पद की सम्हया वर्गीकरण और उसका वेतनमान में होगे जो उक्त मन सूची के स्तम्भ गे । नक मे 
विनिर्दिष्ट हैं । 

3 भर्ती की पद्धति प्राय- सीमा और अन्य अर्हताए -- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , प्राय-सीमा प्रहताए और उससे सबधित अन्य मात बे होगे जो 
उक्त अनुसूची के स्तम्म 5 से 1 8 तक में विनिर्दिष्ट है 

4 निरर्हताए - यह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है या 
( ख ) जिमने अपने पति या अपथी पत्नी के जीवित होने लए किमी व्यक्ति से विवाह किया है 
उपरोक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐम व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेय 
है और ऐसा करने के लिये अन्य प्राधार मौजूद है तो यह पिसी व्यक्ति को हम नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5 शिथिन करने की शक्ति -- - जहा केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है, वहां वह , उसके लिए जो कारण उन्हें 
लेखबस करके , इम नियमो के किमी उपमध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो की बावत प्रावेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी 


22 GI/ 75 - 1 


( 291 ) 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


292 THE GAZETTE OF INDIA : MAY 17 , 1975 /VAISAKHA 27, 1897 

[ PART II - - 
- - - - - - - ---- - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- 

- -- - - - - - - - -- - - -- - -- - - - 
6 व्यावृत्ति :- - इन नियमों की कोई भी बात ऐसे प्रारक्षणों और अन्य रियायतो पर प्रभाव नही डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध 
में समय -समय पर निकाले गए प्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जानियों, अनुसूचित जनजातियों पौर मन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षिप्त 


है 


अनुसूची 


+ 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


येतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन पद अथवा सीधे भर्ती किये जाने सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
अपयन पद वाले व्यक्तियों के लिये लिए पौक्षिक और अन्य अर्हताए 

श्रायु-सीमा 


1 


3 


घाहक 


1 


रक्षा सेवाओं में सिवि - 196-3-220-40रो०- लागू नहीं होता 18 से 25 वर्ष के बीस 1 ) मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण या 
लियन वर्ग 4 ( अ - 3-23270 

___ समतुल्य अर्हता 
राजपत्रित ) 

2 ) वाहक के रूप में एक वर्ष का 
( प्रमोद्योगिक ) 
- - - - 

- 


अनुभव 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की अवधि , भर्ती की पद्धति /भर्ती मीधे होगी प्रोन्नति प्रतिनियुमित स्यानान्तरण द्वारा यवि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किन 
वाले व्यक्तियो के लिए यदि कोई हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे समिति है तो उसकी परिस्थितियों में संघ 
विहित प्रायु और 

स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया संरचना लोक सेवा आयोगसे 
शैक्षिक अर्हताएं पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली आएगा 

परामर्शकिया जाएगा 
प्रोन्नतों की दशा में 

रिक्तियो का प्रतिशत 
लागू होंगी या नहीं 


8 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा , जिसके न हो ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो लागू नहीं होता 
मकने पर सीधी भर्तीद्वारा रक्षा सेवानों की निचली टुकड़ियों 

में समरुप , समतुल्य या उच्चतर 
श्रेणियो में काम कर रहे है । 


[पी० सी० सं०/ ए०/ 87114/ डी जी प्राई ( प्रशा 0 10/ 4085 / डी - ( उत्पाद )] 

अमर चन्द , अवर सचिव 


MINISTRY OF DEFENCE 


New Delhi, the 26th April, 1975 


S . R . O . 177 . --In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitutionthe President hereby makes the fol . 
lowing rules regulating the incthod of recruitment to the post of Bearer in the Raksha Utpadan Vibhag (Directorate General of Inspec 
tion ) namely :- - 


1 .( 1) Short titlcani commenccinent: - These rules may becalled the Raksha Utpadan Vibhag ( Directorate General of Inspection ) 
Bcaror post Rocruitincnt Rules , 1975, 

(2) They shall como into force on the date of their publication in the Gazette. 


2 . Number of pista , Classification and scale ofpay . — The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto 
shall be as specified in columns 2 10 4 of the Schedule annexed hereto . 


Sec. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 17 , 1975 /VAISAKHA 27 , 1897 


293 


3. The Method of recruitment, age limit and qualifications etc . - - The method of recruitment to the said post , age limit, quali 
fications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule . 

4 . Disqualification :- -- No person ,-- 

(a ) Whɔ has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 
(b ) Who,having a spusa living , has entered into or contracted a marriage with any person ,shall be eligible for appointment 

to the said post : 


Pondel thi . CanéralGuvern nentmiy , if satisfiedthat such marriage is permissible under the personal law applicable to such 
person an 1 th other party to the mirria ze anl that there are other grounds for to doing , exempt any person from the operation of this 
rule. 

5 . Power to relax .---Where the CentralGovern .nent is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and 
for reasons to bzrecorded in writing, relax any of thc provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

6 . Saviny.-- Nything in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes 
and the Scheduled Tribes and otlier specialcategories of per3 bis in accordance with the orders issued by the Central Government from 
time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Name of post 


Scale of pay 


No . of Classification 
posts 


Age limit for 
Cirect recruits 


Educational and cther qualifi 
cations required for direct recruits 


Selection 
post or 
Non 
Selection 
post 


5 


Bearer 


Not 
applicable 


Between 18 -25 
years 


Civilians in Rs. 196 - 3 - 220 -EB 
Defence Services 3 -232 
Class IV 
Non -Gazetted 
Non - Industrial 


(1 ) Middle School Standard pass 

or equivalent qualification 
( 2 ) One year s experience as a 

Bearer. 


In case of recruitment by If a DPC exists 
promotion /transfer grades from what is its 
which promotion to be made composition 


Circumstances in which 
UPSC is to be consult 
e d in making rectt . 


Whether age and Period of 
educational quali- probation 
cations prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruitment 
whether by direct recr - 
uitment or by transfer 
and percentage of the 
vacancies to be filled 
by various methods 


- 


9 


11 


8 


10 


12 


13 


Not applicable 


Two years 


Not applicable 


By transfer failing which 
by direct recruitment 


Not applicable 


By transfer of persons working 

in similar , equivalent or 
higher grades in the lower 
formations of Defence 
Services. 


[ PC No A /87114/ DGI( Adm - 10 )/4085 /D -( Prod )] 

Amar Chand , Under Sec . 


The faciat, 5 


, 1975 


70 faro ao 178.- - Ieyfa , fauna año o 309 a target ITT TATT affacut ait satt opp av , ofis vifiture War ( Bariat 
वर्ग III और वर्ग IV पद ) भर्ती नियम , 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् :--- 

1. ( 1 ) 5 fiyat at Fifetch TTH fits fortfarma 99 ( Jerat a III FT auf IV ) waff (AUTETT ) farur , 1975 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 


294 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 17 , 1975 / VAISAKHA 27 , 1897 


[ PART II . 


2. सैनिक इंजीनियर सेवा ( उयोग तर वर्ग 3 और वर्ग 4 पद ) मर्ती नियम , 1971 की मनुसूची में , उच्च श्रेणी लिपिक, भार-साधम सहायक , लिपिकीय 
मधीक्षक और ब्रिगेडियर के मैयक्तिक सहायक के पदों से संबंधित कम संख्या 20 से 23 और उनसे संबंधित प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, 
अर्थात् : - - 


मनुसूची 


- 


- 


- 


- 


- 


20. निम्न श्रेणी लिपिक 


18 और 2 5 वर्ष के 

बीच । 


रक्षा सेवाओं, वर्ग 3 260- 6- 290-40रो० - लागू नहीं होता 

में सिविलियन , 6- 326- 8- 366 
मननुसचिवीय , ६०रो - 8- 390 - 10 
मराजपत्रित । 400 रु० 


( 1 ) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 
( 2 ) टाइप राइंटिग में 30 शब्द 

प्रति मिनट की न्यूनतम गति : 
परन्तु जिस व्यक्ति के पास टाइप 
राइटिग में उक्त अर्हता न हो 
उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए 
नियुक्त किया जा सकेगा कि वह 
उस वेतनमान में घेतमवृति या 
लेने के लिए या स्थायीवत्ता के लिए 
या उम श्रेणी में पुष्टि के लिए 
तब तक पात्र नहीं होगा जम 
तक कि वह टाइप - राइटिग में 
30 शब्द प्रति मिनट की गति 
अजित नहीं कर लेता ; 


परन्तु यह और कि किसी शारीरिक 
रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्ति को 
जो लिपिक पद धारण करने 
के लिए अन्यथा अहित है किन्तु 
उसके पास टाइप - राइटिग मे 
उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त 
के अधीन रहते हुए नियुक्त 
किया जा सकेगा कि असुविधाप्रस्त 
व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार 
कार्यालय के साथ संलग्न चिकित्सीय 
बोर्ड, अथवा जहां ऐसा कोई 
बोर्ड नहीं है वहा सिविल सर्जन , 
यह प्रमाणित करे कि उक्त 
असुविधाग्रस्त व्यमित टाइप करने 
के योग्य उचित अवस्था में 
नही है । 


10 


11 


12 


लागू नहीं होता 


यो वर्ष 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न स्थानान्तरण : 

लागू नहीं होता 
हो सकने पर सीधी भर्ती रक्षा सेवानों की निम्नतर वि . 
द्वारा । 

रचनामों में समरूप , समतुल्य या 
उच्चतर श्रेणी में काम करने वाले 
व्यक्ति । 


SEC. 4 ] 
- - - - - - - - -- - - -- -- 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 17, 1975 /VAISAKHA 27 , 1897 


295 
- - - ....- - - - 


- - - - 


- - - - - - - - - - - - -- 


-- .. - -.. . - - - - - - - - - - 


- - - - -- - - 


- - 


- - - -- - - 


-- 


- - - - - - - 


1 


- - - _ _ 


- - - 


- 


- - 


21. उच्च श्रेणी लिपिक 


लागू नही होता 


लागू नहीं होता 


रक्षा सेयाप्रो, वर्ग 3, 330 -10 - 380-६० अचयन 

मे सिविलियन , रो०- 12- 500 
अमु सचिवीय, पराज - दरो०-1 5- 560 ८० 

पत्रिन । 
रक्षा सेवामी , वर्ग 3, 425- 15- 500 -६० चयन 

मे सिविलियन, रो०- 15- 560 
अनुसचिवीय , अराज- 20 - 700 60 
पत्रित । 


22. कार्यालय अधीक्षक 
( साधारण श्रेणी ) 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


23. पाशुलिपिक 


लागू नहीं होता 


रमा सेवाग्रो , वर्ग 3, 3.30 - 10 - 380 -६० 

मे मियिलियन , रो०- 12- 500-६० 
अनुसचिषीय, पराज . रो०- 15- 560 रु . 
पवित । 


18 से 25 वर्ष के बीच ( 1 ) मैट्रिकुलेशन या ममतस्य 

( 2 ) आशुलिपि मे 100 शब्द प्रप्ति 

मिनट की और टाइप राइटिंग 
में 40 शम्य प्रति मिनट की 

न्यूनतम गति । 
लागू नही होता 

लागू नहीं होता । 


चयन 


23क . निगेडियर का 
वैयक्तिक सहायक 


रक्षा सेवाप्रो , वर्ग 3, 425 -15- 500-६० 

में सिविलियन , रो०- 15- 560- 20 
अनुसचिवीय पराज - 700 रु० 
पत्रित । 

-- - - --- - -- 


- - 


-- - - - - 


- - - 


-- - 


- - - -- - - -- - - - - -- 


- 


- - - 


-- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - 
10 


- . - --- --- 


12 


- -- - -- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


100 प्रतिशत प्रोप्तति द्वारा 


75 प्रतिशत उन निम्न श्रेणी लिपिको वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति लाग नही होता 

की प्रोप्नति द्वारा जिनकी उस श्रेणी समिति । 
में 3 वर्ष की सेवा हो , तथा 25 
प्रतिशत निम्न श्रेणी लिपिको की 
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
माध्यम से । 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा 


( 1 ) 90 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा : वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति लागू नही होता 
उन उच्च श्रेणी लिपिको की प्रोन्नति समिति 
जिनकी उस श्रेणी में कम से कम 

5 वर्ष की सेवा की हो । 
( 2 ) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा : 
उन आशुलिपिको की प्रोन्नति जिसकी 
उस श्रेणी में कम से कम मौ वर्ष की 
सेवा हो और जिन्होंने वैयक्तिक 
महायकों के प्रार्डर का विकल्प नही 
दिया है । 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरणों के लिए . दो वर्ष 
( क ) प्रायु सीमा - नहीं 
( ब ) पर्हता - - हां । 


सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो स्थानान्तरण : 
सकने पर स्थानान्तरण द्वारा । केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयो / 

विभागो मे समरूप या समतुल्य 
श्रेणी में काम करने वाले व्यक्ति । 


लागू नही होता 


वो वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा 


उन प्राशुलिपिको की प्रोन्नति द्वारा वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति लागू नही होता 

जिनकी उस श्रेणी मे 3 वर्ष की समिति । 
सेवा हो और जिम्होने लिपिक 
काडर के लिए विकल्प नही किया 
है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


296 

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 17, 1975 /VAISAKHA 27 , 1897 
Sena 

Sa i z 

- - ZSASZ = - = - =- - = 
New Delhi, the 5th May , 1975 


[PART II 
SSI 


S .R . O . 178 , - In cxercise of the powors conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the Presiaent hereby inakes 
the following rules further to amend the Military Engineer Services (Non - Industrial Class III and Class IV posts) Recruitment Rules , 1971, 
namely : 


1. (1) These rulesmay becalled the Military Engineer Services (Non - Industrial Class III and Class IV Posty ) Recruitment (Amead 
ment) Rules , 1975 . 


(2) They shall come into force on the daie of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Schedule to the Military Engineer Services (Non - Industrial Class III and Class IV posis ) Recruitment Rules , 1971, for 
Serial Numbers 20 to 23 relating to the posts of Upper Division Clerk , Assistant-in - Charge , Superintenvent Clerical and Personal Assis 
tant 10 Brigadicr and the ontries relating thereto , the following shall be substituted, namely : 


- -- 


- - - 


- 


- - 


- - - 
Name of post 


- - - - 
Classification 


SCHEDULE 

- - - - - - - 
Scale of pay Whether 

selection 
or Non 
solcction) 


Age limit for 
direct recruits 


- - - - - - 
Lducational and other qualifi 
cations icquired forducct recruits 


post 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


20 . Lower Division Clerk 


Not 
applicablc 


Between 18 and 
25 years 


Civilians in Rs. 260 -6 - 290 -EB -6 - 
Defence Services 326 -8 - 366- EB -8 
Clas, III, 390 - 10 -400 
Ministerial 
Non - Gazelled 


(1) Matriculation or equivalent. 
(2 ) Minimum speed of 30 words 

per minute in type -writing : 
Provided that a person not 
possessing the said qualifi 
cation in typewriting may be 
appointed subject to the con 
dilion that he will not be 
eligible for diawing increments 
in the pay scalo or for quasi 
permanency or for confirma 
tion in the grade tillboacquircs 
a speed of 30 words per 
minute in typewriting : 


Provided further that a phy 
sically handicapped person 
who is otherwise qualifiod to 
hold a clerical post but does 
not possess the said qualifi 
cation in typewriting may be 
appointed subject to the con 
dition that the Medical Board 
attached to the SpecialEmploy 
ment Exchange for Handica 
pped or wherc thero is no 
guch Board , the Civil Surgoon 
Certifies that the said handi 
capped person is not in a 
fit condition to be able to 
type, 

- - - - - - - - 


If a DPC exists 
its composition 


Whether age and Period of 
qualifications pre - probation 
Scribed for direct if any 
recruits will apply 
in the case of 
promotoes 


Method of recruitment In case of recruitment by 
whether by direct recr - promotion , transfer, grades 
uitment or by promotion from which promotion to be 
or transfer and percen - made 
tage of vacancies to be 
Alled by various methods 


Circumstances in which 
UPSC is to be consulted 
in inaking recruitinent 


9 


10 


12 


Not applicable 


Two years 


By transfer failing which 
by direct recruitment 


Not applicable 


Not applicable 


Transfer 
Persons working in similar, 

equivalent or higher grades 
in the lower formations 
of Defence Services . 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


-- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


297 


= 


SEC . 41 

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 17 , 1975 /VAISAKHA 27 , 1897 
= = = = = GY L E 

- - - - - --- - - - - - - - - - -- - - = = = = = = 
4 

5 

- - - - - - - - - - - - - - - -- 
21. Upper Division Clerk Civilians in Rs. 330 - 10 - 380 - EB - Non- Not applicablc Not applicable 

Defence Services 12 500 -CB - 15 - 560 . Selection 
Class III , 
Ministerial, 
Non -Gazetted 


Selection 


Not applicable 


Not applicable 


22. Ofis : Superintendent Civilians Rs. 425- 15.500 - 2B . 
(Ordinary Grade ) Defence Services 15 - 560 - 20 - 700 . 

Class III, 
Ministerial, 
Non -Gazetted 


23. Stenographer 


Not 
Applicable 


Between 18 and 
25 years 


Civilians in Rs. 330 -10 -380 -EB- 
Defence Service , 12 -500 -FB - 15 -560 . 
Class III, 
Ministerial 
Non -Gazetted 


(1) Matriculation or its equivalent. 
(2 ) Minimum speed of 100 words 

per minute in shorthand and 
40 words per minute in 
typewriting . 


Selection 


Not applicablc 


Not applicable 


23A . Personal Assistant 

to Brigadier 


Civilians in Rs. 425-15 -500 - EB - 
Defence Services 15 - 560 -20 -700 . 
Class III, 
Ministerial, 
Non -Gazetted 

— . — 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


G 


- 


- 


8 


10 


12 


Not applicable 


Two years 


100 % by promotion 


Not applicable 


75 % by promotion of Lower Class III 

Division Clerks with three Departmental 
years service in the grade Promotion 
and 25 % through limited Committee 
competitive examination 
of Lower Division Clerks . 


Not applicable 


Two years 


By Promotion 


Not applicable 


(i) 90 % by promotion of Class III, 

Upper Division Clerks Departmental 
who have minimum of Promotion 
five years service in the Committee. 
grade. 


(ii) 10 % by promotion of 

Stenographers who have 
minimum scrvice of ninc 
years in the grado and 
have notopted for Perso). 
nal Assistant cadre . 


Two years 


Not applicablc 


For transfers : 
(a ) Age limit - No 
(b ) Qualification 


Ay direct recruitment 
failing which by transfer 


Not applicable 


Transfer : 
Persons working in similar or 
cquivalent grade in other 
Central Governnent Offi 
ces,Departments . 


Yes 


Not applicable 


Two years 


By promotion 


Not applicablc 


By promotion of Stenogra - Class III 

phers who have 3 years ser - Departmental 
vico in the grade and who promotion 
havo not opted for clerical Committee. 
cadre . 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


298 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 17 , 1975 / VAISAKHA 27, 1897 


[ PART II 


(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


2 . In the Military Lands and Cantonments Service (Clasg 
I and Class II ) Rules, 1951, after rule 27B, the following 
rule shall be inserted, namely : 


___ सेना भूमी पौर छावनी सेवा 
का०नि० प्रा० 179 --- सेना भूमि और छावनी सेवा ( वर्ग 1 और 
वर्ग 2 ) नियम, 1951 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों , 
फा निम्नलिखित प्रारूप , जिसे केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम , 1924 
( 1924 का 2 ) की धारा 280 को उपधारा ( 2 ) के खण्षु ( गग ) के 
साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , 
मनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियो की जानकारी के लिए, जिनका उसके 
द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना 
दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, राजपन्न मे इम अधिसूचना के प्रकाशन 
की तारीख से पैतालिस दिन की अवधि के प्रवमान पर या उसके पश्चात् 
विचार किया जाएगा । 


"27C ( 1 ) Notwithstanding the expiry of rule 27A and 

anything contained in these rules, but without pre 
judice to the number of vacancies to be filled hy 
promotion under these rules, Government may, in 
consultation with the Commission , recruit persons 
to Class II Cadre of the Service from amongst 
retrenched and surplus gazetted officers of Govern 
ment including released offlcers of the Armed Forces 
and displaced gazetted Government servants . 


( 2 ) This rule shall cease to be operative on the 31st 

day of December, 1975 . " 


[ No. 103 / 13 / ADM / L & C ] 
A , S . BEDI, Under Secy . 


ऐसे किसी माक्षेप या सुभाष पर जो उक्त प्रारूप के बाबत में किसी 
ध्यक्ति में पूर्वोक्त अवधि के भीतर प्राप्त किए जाएगे , केन्द्रीय सरकार 
द्वारा विचार किया जाएगा । 


नई दिल्ली , 7 मई, 1975 


नियमों का प्रारूप 
1. ( 1 ) इन नियमों का नाम सेना भूमि और छावनी सेवा ( वर्ग 
1 और वर्ग 2 ) सशोधन नियम , 1975 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2. सेना भूमि और छावनी सेवा ( वर्ग 1 और वर्ग 2 ) नियम , 
1951 में नियम 27ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित 
किए जाएंगे , अर्थात् : - - . 

" 27ग ( 1 ) नियम 27क के अवसान तथा इन नियमों में 
किसी बात के होते हुए भी , किन्तु इन नियमों के अधीन प्रोन्नति 
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना, सरकार, आयोग से परामर्श करके, सरकार के छंटनी किए 
गए और फालतू राजपत्रित अधिकारियो में से , जिसमें सशस्त्र बल 
के मुक्त किए गए अधिकारी और विस्थापित राजपत्रित सरकारी 
सेवक है, व्यक्तियों को सेवा के वर्ग 2 फाउर के लिए भर्ती कर 
सकेगी । 


हा०नि०मा० 180. -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रवत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र बल मुख्यालय आशुलिपिक सेवा 
नियम , 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात् : -- 
___ 1. ( 1 ) इन नियमों का नाम सशस्त्र बल मुख्यालय प्राशुलिपिक 
सेवा ( चतुर्थ संशोधन ) नियम , 1975 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. सशस्त्र बल मुख्यालय प्राशुलिपिक सेवा नियम, 1970 में , --- 
( i) नियम 13क के उपनियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित 

रखा जाएगा, अर्थात् : - -- 
" ( 4 ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रतियोगिता परीक्षाओं के 

लिए प्रक्रिया वह होगी जो पाठवी अनुसूची में दी गई है । " ; 
( ii ) सातवीं अनुसूची में , पैरा 2 के उपपैरा ( 2 ) के स्थान पर 

निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् - -- 
“ ( 2 ) उपपरा ( 1 ) के खण्ड ( क ) और ( ख ) में निविष्ट 
प्रतियोगिता परीक्षामों के लिए प्रक्रिया वह होगी जो क्रमणः 
नौषी और दसवी अनुसूची में दी गई है । "; 


( 2 ) ये नियम दिसम्बर, 1972 के इफ्तीमवे दिन को प्रवर्तित नहीं 
रह जायेगे । 

[ सं० 103/ 13/ ए डी एम / एल एण्ड सी ] 

ए० एस० बेदी, अवर सचिव 
MILITARY LANDS AND CANTONMENTS SERVICE 


S. R. O . 179 . - The following draft of certain rules further 
to amend the Military Lands and Cantonment Service ( Class 
I and Class II) Rules , 1951, which the Central Government 
proposes to make, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) , read with clause ( cc ) of sub -section ( 2 ) 
of section 280 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , 
is hereby published as required by sub -section ( 1 ) of the 
said section for the information of all persons likely to be 
affected thereby and notice is hereby given that the said draft 
will be taken into consideration on or after the expiry of 
A period of forty five clays from the date of publication of 
this notification in the Official Gazette, 

Any objection or suggestion which may be received from 
any person with respect to the said draft before the period 
aforesaid will be considered by the Central Government. 


( iii ) पाठवी अनुसूची में ,--- 
( क ) “सशस्त्र बल मुख्यालय प्राशुलिपिक सेवा श्रेणी 3 ( प्रति 

योगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति ) विनियम , 1973 शीर्षक के 
स्थान पर "सेवा की श्रेणी 3 मे नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता 

परीक्षा के लिए प्रक्रिया " शीर्षक रखा जाएगा ; 
( ख ) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित प्रारंभिक पैरा और परा 

1 का लोप किया जाएगा ; 
( ग ) पैरा 2 से 9 तक को क्रमश पैरा 1 से 8 तक के रूप 

में पुन . संख्याकित किया जाएगा ; 
( घ ) इस प्रकार पुनः संख्याकित पैरा 1 में 
( क ) उपपैरा ( 1 ) में , “ ( 1 ) इन विनियमों में " कोष्ठको, 

अंक और शब्दों के स्थान पर “ इस अनुसूची में " शब्द 
रखे जाएंगे , 


DRAFT RULES 
1. ( 1 ) These rules may be called the Military Lands and 
Cantonments Service ( Class 1 and Class 1) ) Amendment 
Rules , 1975 . 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : MAY 17, 1975 /VAISAKHA 27, 1897 

299 
-- - --- - - - - - - - - - - 

-- - - - - - - - - - 
( ख ) उपपैरा ( 2 ) का लोप किया जाएगा ; 

(ग ) पैरा 2 से 9 सक को क्रमश: पैरा 1 से 8 तक के रूप में 

पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ; 
( 5 ) इस प्रकार पुनः संध्यांकित पैग 6 के उपपरा ( 1 ) मे , " वि . 
नियम 8 के उपधिनियम ( 3) " शब्दों, अकों और कोष्ठको 

( घ ) इस प्रकार पुनःसंख्याकित पैरा 1 में , -- 
के स्थान पर “पैरा 7 के उपपरा ( 3) " शब्द , अंक और 

( क ) उपपैरा ( 1 ) में "( 1 ) इन विनियमों में " कोष्ठकों , 
कोष्ठक रखे जाएंगे ; 

अंक और शब्दो के स्थान पर “ इस अनुसूची में " शब्द 

रखे जाएंगे ; 
( च ) हम प्रकार पुनः संख्यांकित पैरा 7 के उपपंरा ( 2 ) में “उप 
बिनियम ( 3 ) " शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर " उपपरा 

( ख) उपपरा ( 2 ) का भोप किया जाएगा ; 
( 3 ) " शब्द , कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे , 

( F ) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित पैरा 6 के उपपैरा ( 1 ) में , 
(iv ) नौवी अनुसूची में , 

"विनियम 8 के उपविनियम ( 5) ” शब्दो , अझो और कोष्ठकों 

के स्थान पर "परा 7 के उपपैरा ( 5 ) " शब्द , अंक और 
( क ) “मशस्त्र बल मुख्यालय प्राशुलिपिक सेवा ( श्रेणी 2 सीमित 

कोष्ठक रखे जाएंगे ; 
विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा ) विनियम , 1973 शीर्षक के 
स्थान पर “ सेवा की श्रेणी 2 में नियुक्ति के लिए सीमित 

( च ) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित पैरा 7 के उपपरा ( 4 ) में , "इस 
विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रक्रिया शीर्षक रखा 

विनियम के उपविनियम ( 5) ” शब्दों, कोष्ठकों और अंक के 
जाएगा ; 

स्थान पर " उपपैरा ( 5 ) " शब्द , कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ; 
( ख ) मक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित प्रारंभिक पैरा और पैरा 

( छ ) पैरा 10 का लोप किया जाएगा । 
। का लोप किया आएंगा ; 

[ फा० सं० 9731 3/ 74/ 2/ सी ए मो / डी पी सी ] 
( ग ) पैरा 2 से 9 तक को क्रमशः पैरा 1 से 8 तक के रूप में 

पी० एन० मेनन, महायक मुख्य प्रशासन अधिकारी 
पुनः संख्यांकित किया जाएगा ; 

New Delhi, the 7th May, 1975 
( घ ) इस प्रकार पुनः संख्यांकित पैरा 1 में ,- -- 

S . R. O . 180 . — In exercise of the powers conferred by the 

proviso to article 309 of the Constitution and of all other 
( क ) उपपैरा ( 1 ) में , "( 1 ) इन विनियमो में " कोष्ठकों, powers enabling him in this behalf, the President hereby 

makes the following rules further to amend the Armed 
ग्रंक और शब्दों के स्थान पर "इस अनुसूची में " शब्द 

Forces Headquarters Stenographers Servicc Rules , 1970, 
रखे जाएंगे ; 

namely : ---- 
( ख ) उपपैरा ( 2 ) का लोप किया जाएगा ; 

____ 1. ( 1 ) These rules may be called the Armed Forces Head 

quarters Stenographers Service ( Fourth Amendment ) 

Rules , 1975. 
( 1 ) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित पैरा 3 में , उपपैरा ( 1 ) के खण्ड 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
( क ) में , टिप्पण के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित 

publication in the Oficial Gazette . 
किया जाएगा, अर्थात् -- - 

2. In the Armed Forces Headquarters Stenographers Ser 

vice Rules, 1970 , 
"परन्तु ऐसा अभ्यर्थी, जिसने 1 जनवरी , 1975 को 

( i ) for sub - rule ( 4 ) of rule 13A, the following shall be 
श्रेणी 3 प्राशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष की अनुमोदित 

substituted , namely : 
और निरन्तर सेवा नहीं की है किन्तु 1 अगस्त, 1975 को 

" (4 ) The procedure for the competitive examinations 
उस रूप में सेवा कर लेसा, 1975 में होने वाली परीक्षा में 

referred to in sub -rule ( 1 ) shall be as set out in 

the Eighth Schedule . "; 
प्रविष्ट किए जाने का पान होगा । "; 

(it ) in the Seventh Schedule , for sub- paragraph ( 2 ) of 
( च ) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित पैरा 6 के उपपैरा ( 1 ) में , 

paragraph 2, the following shall be substituted, 

namely : - - 
"विनियम 8 के उपविनियम ( 3) " शब्दों, अंकों और कोष्ठकों 

" ( 2 ) The procedure for the competitive examinations 
के स्थान पर " पैरा 7 के उपपरा ( 3) " शब्द, अंक और 

referred to in clauses ( a ) and ( b ) of sub- para 
कोष्ठक रखे जाएंगे । 

graph ( 1 ) shall respectively be as set out in the 

Ninth Schedule and the Tenth Schedule " ; 
( छ ) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित पैरा 7 के उपपैरा ( 2 ) में 

(iii ) in the Eighth Schedule, 
" उपविनियम ( 3 ) " पायद , कोष्टकों और अंक के स्थान पर 

( a ) for the heading "THE ARMED FORCES HEAD 
"उपपैरा ( 3) " शब्द , कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ; 

QUARTERS STENOGRAPHERS SERVICE 
GRADE IIS ( APPOINTMENT BY COMPETI 

TIVE EXAMINATION) REGULATIONS, 1973 ", 
( v ) दसवी अनुसूची में , -- 

the heading “ Procedure for the competitive cxa 

mination for appointment to Grade III of the 
( क ) “ सशस्त्र बल मुख्यालय प्राशुलिपिक सेवा श्रेणी 2 ( प्रतियोगिता 

Service " shall be substituted ; 
परीक्षा द्वारा नियुक्ति ) विनियम , 1973 शीर्षक के स्थान पर 

(b ) the opening paragraph and parugraph 1 relating 
" सेवा की श्रेणी 2 में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा 

to the short title and commencement shall be 

omitted; 
के लिए प्रक्रिया शीर्षक रखा जाएगा ; 

( c ) paragraphs 2 to 9 shall respectively be renumbered 
( ग्य ) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ में संबंधित प्रारंभिक पैरा और पैरा 

us paragraphs 1 to 83 
1 का लोप किया जाएगा ; 

( d ) in paragraph 1 as to renumbered, -- 
22 GI/ 75 _ 2 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 17 , 1975 / VAISAKHA 27 , 1897 


[PART 11 – - SEC . 4 ] 


300 
= = 


= 


- 


- 


- 


- 


- - = 


= 


= - 


- - - - - - - 


( A ) in sub -paragraph ( 1 ) , for the brackets , figuro 

and words “ ( 1 ) In these regulatione " , the woids 
" In this Schedule " shall be substituted ; 


( b ) the opening paragraph and paragraph 1 rclating 

to the short title and commencement shall be 
omitted ; 


(c ) paragraphs 2 to 9 shall respectively bo renumbered 

as paragraphs 1 to 8 ; 


( B ) sub -paragraph (2 ) shall be omitted ; 


( e ) in sub-paragraph ( 1 ) of paragraph 6 us so re 

numbered , for the words, brackets and figures 
" slub -regulation (3 ) of regulation 8 ” , the words, 
brackets and figures " sub -paragraph ( 3 ) of para 
gruph 7 " shall be substituted ; 


( d ) in paragraph 1 as so renumbered , 
( A ) in sub -paragraph ( 1 ) , for the brackets, figure 

and words " ( 1) To these regulations" , the words 
" In this Schedule shall be substituted ; 


(f ) in sub -paragraph (2 ) of paragraph 7 as so re 

nutnbered , for the word , brackets and figures 
" sub -regulation ( 3 ) " , thc word , brackets and figuie 
" sub - paragraph ( 3 ) " shall be substituted; 


( B ) sub -paragraph (2 ) shall be omitted ; 
( e ) in sub - paragraph ( 1 ) of paragraph 6 as so re 

qumbered , for the words , brackets and figures 
" Sub -regulation ( 5 ) of regulation 8 " , the words , 
brackets and figures “ sub -paragruph ( 5 ) of para 
graph 7" shall be substituted ; 


( iv ) in the Ninth Schedulc, - 


( f ) in sub-paragraph ( 4 ) of paragraph 7 as so scnum 

bered, for the words, brachets and figure " qub 
regulation ( 5 ) of this regulation " , the word , 
brackets and figure " sub -paragraph ( 5 ) " shall be 
Substituted ; 


( a ) for the heading " THE ARMED FORCES HEAD 

QUARTERS STENOGRAPHERS SERVICE 
(GRADE II LIMITED DEPARTMENTAL 
COMPETITIVE EXAMINATION ) REGULA 
TIONS. 1973 " , the heading “ Procedure for the 
Limited Departmental Competitive Examination 
for appointment to Grade II of the Servicc " shall 
be substituted ; 


( 8) paragraph 10 shall be omitted . 

[ File No. 97313 /74 /2 /C40 /DPC ] 

P . N . MENON , Asstt. CAO 


( b ) the opening paragraph and paragraph 1 relating 

to the short title and commencement shall be 
omitted ; 


€ fareft, 77 , 1975 


(c ) paragraphs 2 to 9 shall respectively be renumbered 

as paragraphs 1 to 8 ; 


Tofoto 181.- - orrat afafit44 , 1924 ( 1921 412) 
* UTET 13 #7 STEFT ( 7 ) 41 774 Fita y sina 77412 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड , सागर की मदम्यता में 
मेजर हरमलशा सिंह के त्यागपत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर 
लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 


(d ) in paragraph 1 as so renumbered , 


( A ) in sub-paragraph ( 1 ) , for the brackets , figure 

and words “ ( 1 ) In these regulations " , the words 
" In this Schedule " shall be substituted ; 


[510 TO 19/ 6/# / CE TOS /65/ 1219 21/ 29 (7qnog o ) ] 


( B ) sub -paragraph ( 2 ) shall omitted ; 


New Delhi, the 7th May, 1975 


( e ) in paragraph 3 as so renumbered , in clause (a ) 

of sub - paragraph ( 1 ), before the Note , the follow 
ing proviso shall be inserted , namely : 


S . R . O . 181. - In pursuance of sub - section 7 of section 13 
of the Cantonments Ac, 1924 (2 of 1924 ), the Central Gov 
ernment hechy notifies that a vacancy has occurred in the 
membership of the Cantonment Board , Saugor by reason of 
the acceptance by the Cootral Government of the resignation 
of Maj. Hurbaksh Singh . 

[File No . 19 /6 /C /1.& C /65 / 1219 - C /D ( Q & C )] 


" Provided that a candidate who has not rendered 

approved and continuous service of thrce year s 
As a Grade Il Stenographer on the 1st January , 
1975, but would have rendered the service as 
such on the 1st August, 1975 shall be eligible 
to be admitted to the examination to be held 
in 1975 ." ; 


( f ) in sub -paragraph ( 1 ) of paragraph 6 as yo renuin 

bered , for the words, bruckets and figures " sub 
regulation ( 3 ) of regulation 8 " , the words , 
brackets and figures " sub - paragraph ( 3 ) of para 
graph 7 " shall be substituted ; 


TO WAT0182 - - - Afufrua , 1924 ( 1924 # 2) # 7 
धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुमरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर धर्मवीर मिह को स्टेशन के कमी रग 
प्राफिसर द्वारा मेजर हरबख्श सिंह के , जिन्होने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान 
पर छावनी बोर्ड सागर के एक मवस्य के रूप मे नाम निर्दिष्ट किया गया 


( g ) in sub -paragraph ( 2 ) of paragraph 7 us so re 

(91 19 /6 /21/reator /65/ 12 19- / 1/87 (FTTT ) ] 
numbered , for the word , brackets and figure " sub 
regulation ( 3 ) ” , the word , brackets and figure 

एन० वी० स्वामीनाथन्, अवर सचिव 
" sub- paragraph ( 3 ) " shall be substituted ; 

S . R . O . 182. - In pursuance of sub -section (7 ) of section 13 
(v ) in the Tenth Schedule, 

of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Gov 
(a ) for the heading THE ARMED FORCES HEAD 

croment hereby notifies that Maj. Dharmbir Singh has been 
QUARTERS STENOGRAPHERS SERVICE 

nominated by the Officer Commanding the Station us a 
GRADE II (APPOINTMENT BY COMPETITIVE 

niember of the Cantonment Board , Saugor vice Maj. Harhaksh 
EXAMINATION ) REGULATIONS, 1973 " . the 

Singh who has resigned . 
heading " Procedure for the competitive examina 
tion for appointment to Grade Il of the Service " 

[ File No. 19 /6 / C / I & C /65 / 1219 - C / 1 / D ( Q & C ) ] 
shall be substituted ; 

N . V . SWAMINATHAN , Under Secy. 
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT, OF INDIA PRĘSS , RINO ROAD , NEW DELHI 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110006 , 1975 


